रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004 /99 


REGD . NO . D . L .- 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


- असाधारण 

EXTRAORDINARY 
___ भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (j) 
PARTII - Section 3 - Sub -section ( i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 130] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , मार्च 8 , 2013 / फाल्गुन 17 , 1934 
___ NEW DELHI , FRIDAY, MARCH 8, 2013/ PHALGUNA 17 , 1934 


No. 130 ] 


शहरी विकास मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2013 
सा . का .नि . 164 ( अ). राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय लोक 
निर्माण विभाग ( वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक और प्रूफ रीडर ) भर्ती नियम , 1974 और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ( कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक ) भर्ती 
नियम , 1984 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है , शहरी 
विकास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ज्येष्ठ हिन्दी अनुवादक तथा कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद पर भर्ती पद्धति विनियमन करने के 
लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : - . 

___ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ . - ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास मंत्रालय , केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, अधीनस्थ 
कार्यालय ज्येष्ठ हिन्दी अनुवादक और कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक समूह ख पद भर्ती नियम , 2013 है । 

___ (2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद संख्या , वर्गीकरण और वेतन- बैंड और ग्रेड - वेतन या वेतनमान. — पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबंधित 
वेतन -बैंड तथा ग्रेड - वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ ( 2 ) से स्तंभ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

3. भर्ती पद्धति , आयु- सीमा और अर्हताएं , आदि . – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा , अर्हता और उससे संबंधित अन्य 
बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5 ) से स्तंभ ( 13 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरर्हता. -- वह व्यक्ति , 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हो , से विवाह किया है, या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि 
के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है । 

5. शिथिल करने की शक्ति . - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है , वहां वह उसके लिए 
जो कारण हैं , तथा उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयेग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के 
व्यक्तियों की बाबत , आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

6. व्यावृत्ति . — इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण , आयु - सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका 
केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों , भूतपूर्व सैनिकों और अन्य 
विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 


989 GI/ 2013 


अनुसूची 


। 


- 


- 


. 


पदनाम 


पदसंख्या।वर्गीकरण 


. 


किन। 


|वेतन-बडाचयनसीधेभीकिएजानेवालेव्यक्तियोंके|सीधेभर्तीकिएजानेवाले|सीधैभर्तीपरिवीक्षाभर्तीकीपद्धतिःप्रोन्नति/ अथवाग्रेड-अथवा|लिएआयुसीमा 

.|व्यक्तियोंकेलिएशैक्षिक/किएजानेकीअवधि,।भर्तीसीधेहोगीयाप्रतिनियुक्ति वेतनया|अचयन 

.|औरअन्यअर्हताएं 

वाले|यदिकोई|प्रोन्नतिद्वाराया /आमेलन 
वेतनमानपद 

व्यक्तियोंके 

प्रतिनियुक्ति/ द्वाराभर्तीकी लिएविहित 

आमेलनद्वारातथा|दशामेंवे शैक्षिक 

विभिन्नपद्धतियों|श्रेणियां अईताएं. 

द्वारामरीजाने|जिनसे प्रोन्नत 

वालीरिक्तियोंकीप्रोन्नति/ व्यक्तियोंकी 

प्रतिशतता 

प्रतिनियुक्ति 
दशामेंलागू 

/आमेलन होंगीयानहीं 

कियाजाएगा 


यदिविभागीयप्रोन्नतिसमितिमतीकरनेमें। है,तोउसकीसंरचना 

परिस्थितियों मेंसंघलोक सेवाआयोग सेपरामर्श कियाजाएगा 


LITEया 


14 


A 


56 


9 


13 


- 


- 


- 


कनिष्ठहिंदी अनुवादक 


* साधारणवेतन-- लागू130वर्षसेअधिकनहीं। 

|किसीमान्यताप्राप्त|लागूनहीं।दोवर्ष (2013)-केन्द्रीयसेवाबैंड-2,9300|नहीं 

विश्वविद्यालयसेडिग्रीस्तरहोता केलोनिवि।समूह ख -34800+|होताटिप्पण2:आयुसीमाअवघारितकरने परअनिवार्ययावैकल्पिक 19,लोनिविअराजपत्रित।प्रेस-वेतन 

|केलिएनिर्णायकतारीखभारतमें||विषयकेरूपमेंयापरीक्षाके रा.रा.मे.दि.अनुसचिवीय|4200रू. 

अभ्यर्थियोंसेआवेदनपत्रप्राप्तकरनेके[माध्यमकेरूपमेंअंग्रेजीया स.-15 

लिएनियतकीगईअंतिमतारीखहोगी|हिंदीविषयकेसाथहिंदीया (*कार्यभार 

(नकिवहतारीखजोअसम,मेघालय,अंग्रेजीमास्टरडिग्रीया केआधार 

अरूणाचलप्रदेश,मिजोरम,मणिपुर,समतुल्य परपरिवर्तन 

नागालैण्ड,त्रिपुरा,सिक्किम,जम्मूऔर!या। 

कश्मीरराज्यकीलद्दाखडिवीजन.|किसी 
कियाजा 

मान्यताप्राप्त सकताहै) 

हिमाचलप्रदेशकेलाहौलऔरस्पिति|विश्वविद्यालयसेडिग्रीस्तर जिलेतथाचम्बाकेपांगीउपखंड,|परअनिवार्ययावैकल्पिक अंदमानऔरनिकोबारद्वीपयालक्षद्वीप|विषयकेरूपमेंयाअंग्रेजी संघराज्यक्षेत्रोंकेअम्यर्थियोंकेलिएयाहिंदीविषयकेसाथहिंदी अंतिमतारीखनिर्धारितकीगईहो)याअंग्रेजीसेभिन्नकिसी यदिभर्तीरोजगारकार्यालयकेमाध्यम|विषयमेंमास्टरडिग्रीया सेहैतोऐसेमामलेमेंआयुसीमाकेसमतुल्य।। अवधारणकीनिर्णायकतारीखरोजगारया कार्यालयसेनामभेजनेकेलिएनियत|किसीमान्यताप्राप्त अंतिमतारीखहोगी। 

|विश्वविद्यालयसेडिग्रीस्तर 

परहिंदीयाअंग्रेजीदोनोंमें एकपरीक्षाकेमाध्यमकेरूप 


101 

12 सीधीभर्तीद्वारालागूनहीं|समूहखविभागीयप्रोन्नति/संघलोक ।टिप्पण--पदधारी|होतासमिति(पुष्टिकेलिए) 

सेवाआयोग |केप्रतिनियुक्तिया 

(i)अधीक्षणअभियंता,केन्द्रीय|सेपरामर्श लंबीबीमारीया 

लोकनिर्माणविभाग-अध्यक्ष!करना अध्ययनघुट्टीया 

(ii)कार्यपालकइंजीनियरआवश्यक किन्हींअन्य 

(सिविल),केन्द्रीयलोकनिर्माण|नहींहै। परिस्थितियोंमेंएक 

विभाग-सदस्य। वर्षयाइससे 

(ii)कार्यपालकइंजीनियर अधिकअवधिके 

(विधुत).केन्द्रीयलोकनिर्माण लिएबाहररहनेके 

विभाग-सदस्य। कारणहुईरिक्तियां केन्द्रीयसरकारके अधिकारियोंमेंसे प्रतिनियुक्तिके आधारपरभरीजा सर्केगीअर्थात् केन्द्रीयसरकारके ऐसेअधिकारी(क) (i)जोमूलकाडर याविभागमें 
नियमितआधारपर सदृशपदधारण 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


4 


ama 


[ PART II - SEC . 3 (i) ] 


- 


|मेंऔरदूसरा 

अनिवार्ययावैकल्पिकविषय केरूपमेंहिंदीयाअंग्रेजीसे मिन्नकिसीविषयमेंमास्टर डिग्रीयासमतुल्य,और 


[ भाग II - खण्ड 3 (6 ) ] 


- 


- 


- 


या(i)जिन्होंने भूलकाडरया विभागमेंवेतन बैंड-1(रू.5200 -20200)रूपए केसाथरू.2800 
ग्रेड 
, 
या 
समतुल्य वेतनमानमें नियमितआधारर उस...पदपर नियुक्तिकेपश्चात् उसश्रेणीमेंछःवर्ष कीसेवाकीहो (ख)जिनकेपास स्तंभ-7मेंयथा अधिकथितसीधी भर्तीकेलिएविहित 
शैक्षिकअर्हताएं औरअनुभवहो (प्रतिनियुक्तिद्वारा नियुक्तिकेलिए 
अधिकतक आयु 
सीमा 
आवेदन 
प्राप्त होनेकेअंतिम तारीखको56वर्ष सेअनधिकहो) 


(ii)केंद्रीयसरकारयाराज्य सरकारकेकार्यालयोंमें, जिसकेअंतर्गतमारत !सरकारकेउपक्रमभीहैं, |हिंदीसेअंग्रेजीमेंयाअंग्रेजी 

से 
हिंदी 
में 
अनुवाद 
का मान्यताप्राप्त डिप्लोमा/सर्टिफिकेटया हिंदीसेअंग्रेजीमेंया 
अंग्रेजीसेहिंदीमेंअनुवाद कादोवर्षकाअनुभव टिपणी-1-आईताएंअन्यथा सुअर्हितअन्यर्थियोंकीदशा मेंउनकारणोंकेलिएजो लेखपनकिएजाएं. कर्मचारीचयनआयोगके विवेकानुसारशिथिलकीजा सकतीहै। टिप्पणी2-अनुभवसंबंधी 
अर्हता (अहवाएं)उनकारणोंके लिएजोलेखनकिएजाएं, कर्मचारीचयनआयोगके विवेकानुसारअनुसूचित जातियोंयाअनुसूचित जनजातियोंकेअत्यक्षियों 


- 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


MAP 


- 


- 


अयनआयोगकीयहरायहै उनकेलिएआरक्षित रिक्तियोंकोभरनेकेलिए अपेक्षितअनुभवरखनेवाले 


3 


. 


।उनसपायोंकोअचमियों 

केपर्याप्तसंख्यामेंउपलब हानेकीसम्भावनानहींहै। वांछनीय-0)मान्यताप्रापा बोर्डकेमैट्रिकयासमतुल्य स्तरपरसंविधानकीआठवीं अनुसूचीमेंवर्णितहिंदीसे 
भिन्नकिसीएकभाषाका 


RAMA 


(ii)किसीमान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयसेहिंदीसे अंग्रेजीऔरअंग्रेजीसेहिंदी मेंअनुवादमेंडिग्री/डिप्लोमा यासमतुल्य! 


लागूनहींहोता 


लागूनहीं|लागूनहीं|प्रोन्नतिद्वारा |होताहोता 


- 


- 


- 


ज्येष्ठहिंदी15* 

साधारण|वेतन-|चयन|लागूनहींहोता अनुवादक(2012)-।केन्द्रीयसेवा|-2,9300 

केलोनिविसमूह ख --34800रु+ 15)|अराजपत्रित 

ग्रेडवेतन *कार्यभार।अनुसचिवीय14600रू. केआधार परपरिवर्तन 
कियाजा सकताहै। 


प्रोन्नतिद्वाराः।समूह ख विमागीयप्रोन्नति|संघलोक ऐसेकनिष्ठ|समिति(प्रोन्नतिकेलिए)|सेवाआयोग, 

1.निदेशक(प्रशा.)-अध्यक्ष,1सेपरामर्श अनुवादककेन्द्रीयलोकनिर्माणविभाग लेनाअपेक्षित जिनकीवेतन|2.उपनिदेशक 

नहींहै। बैंड-2(प्रशा.)-सदस्य 9300-3480|केन्द्रीयलोकनिर्माणविभाग ०रू.+ग्रेडसहायकनिदेशक(रा.मा.)- वेतन4200|सदस्यकेन्द्रीयलोकनिर्माण रू.श्रेणीमेंविभाग। पांचवर्षकी नियमितसेवा हैऔरकिसी मान्यताप्राप्त संस्थासे हिंदीअनुवाद मेंप्रशिक्षण प्राप्तकिया। 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Ama 


। 


40 


टिप्पणी-1 जहांऐसे! कनिष्ठ 


[ PART II - SEC . 30] 


व्यक्तियोंके संबंधमें |जिन्होंने अपनीअर्हक यापात्रता सेवापूरीकर 


[ भाग 1 - खण्ड 3(i) ] 


प्रोन्नतिके लिएविचार |कियाजा 


उनसेज्येष्ठ व्यक्तियोंके संबंधमेंभी विचारकिया जाएगा, परन्तुयह तबतक जबकिउनके द्वाराकीगई। ऐसीअर्हक यापात्रता सेवा, अपेक्षित. अईकया पात्रतासेवा, अपेक्षित अईकया पात्रतासेवा केआधेसे अधिकसेया दोवर्षसे इनमेंसेजो मी-कमहो कममसे 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अपनेऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों 


- 


- 


- 


सहित, 
जिन्होंनेऐसी 
अर्हकया 
पात्रता 
सेवा 
पहले पूरी 
करलीहो, 
अगली 
ভব্বর श्रेणी में 
प्रोन्नतिके 
लिए.अपनी 
परिवीक्षाकी 
अवधि 
सफलतापूर्व कपूरीलीहो 


टिप्पणी-2 
प्रोन्नति 
के 
लिएन्यूनतम 
अर्हकसेवा 
संगणनाके 
प्रयोजन 
के 
लिएकिसी 
अधिकारी 
द्वारा 1 
जनवरी 
, 
2006सेया 
उसतारीख 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


- 


- 


जिसकोछठे 
केन्द्रीयवेतन 
आयोगकी सिफरिशों परआधारित 
पुनरीक्षित वेतन संरचनाका 
विस्तार 


IPART II - SEC . 3 ( 1)] 


VIR 


[ भाग II 


खण्ड 3 (i) ]] 


कियागयाहै। नियमित आधारपर कीगईसेवा कोआयोग की सिफारिशों केआधारपर विस्तारित तत्स्थानीग्रेड वेतन/वेतन मानमेंकी गईसेवा समन्त्री जाएगी। 


[फा.सं.52(2)/4/2008-एसएंडडी-(ईडब्ल्यू-2)] 

अंबुजबाजपेई,अवरसचिव 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II SEC . 3(1)] 


MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 1stMarch , 2013 


GS. R . 164 ( E ). - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the 
Constitution and in supersession of the Central Public Works Department, (Senior 
Translator and Proof Reader) Recruitment Rules , 1974 and Central Public Works 
Department, Subordinate Offices ( Junior Hindi Translator) Recruitment Rules , 1984 , 
except as respects things done or omitted to be done before such supersession , the 
President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the 
post of Senior Hindi Translator and Junior Hindi Translator in the Ministry of Urban 
Development, Central Public Works Department, subordinate office , namely: 


1 . Short title and commencement. - (1 ) These rules may be called the Ministry of 
Urban Development, Central Public Works Department, Subordinate Offices , Senior 
Hindi Translator and Junior Hindi Translator Group B post Recruitment Rules , 2012 . 


(2 ): They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 


2 . Number of post, classification and the pay band and grade pay or Pay scale . 
The number of post , its classification and the pay band and grade pay or Pay scale 
attached thereto , shall be as specified in columns (2 ) to (4 ) of the Schedule annexed to 
these rules . 


3 . Method of recruitment, age limit and qualification , etc . - The method of 
recruitment to the said posts , age limit , qualifications and other matters relating thereto 
shall be as specified in columns (5 ) to ( 13 ) of the above said Schedule . 
4 . Disqualification .- No person , - 
(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living , 


(b )who , having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any 
person , 
shall be eligible for appointment to the said post: 

Provided that the Central Government may , if satisfied that such marriage is 
permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the 
marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the 
operation of this rule . 


5 . Power to relax . - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary 
or expedient so to do , it may , by order, for reasons to be recorded in writing , and in 
consultation with the Union Public Service Commission , relax any of the provisions of 
these rules with respect to any class or category of persons . 


6 . Saving.-- Nothing in these rules shall affect reservation , relaxation of age limit and 
other concessions required to be provided for the Scheduled Castes , the Scheduled 
Tribes , Ex -servicemen and other special categories of persons in accordance with the 
orders issued by the Central Government from time to time in this regard . 


. 


. 


SCHEDULE 


[ m 


_ 


! 


UE 3 (1) ] 


10 


! 


NameNumberofClassicationPayBandWhetherAgeWantsfordirectEducationalandotherqualicationsrequiredfordirectWhether#9andPerlodorwithodofrecruitment,Incaworocruitherby**Circus postPostsundGradeMetection 

recruits 

educationalProbation,orWhetherbydirectpromotionideputadorabkorpsDepartmentalinwhichUnion payorPayportornon 

quantitutionswhymaruttinentorbyHongradefromwhichpromotionPublikService Sudeselection 

presentedfor 

promotionorbythepromotiondopuntoriuboorp!CommittelGoweniesland DirectRecruitment 

deputationabsorptionandtontobemadetots,whethertobecor willapplyinthepercentageofthei 

thecomponitioninrankingthe comopromoterVACANCItotedby 

na ndoto 

11 

12 

13 (1)Junior|34"(2013)GenereltPB-29300NotNotexceeding30TMaster sdegreeofarecognisedUniversityinHindiNotapplicableTwoyaBydirectrecruitment 

NotapplicableGroup 

Consumtion Hind!(CPWO19,Control1348004.applicablelysen.orEnglishwithEnglishorHindinacomputeryor 

Departmentalwithintan ThislatorPWD1ServiceGradePayt.Note1:RelaxableclectivesubjectorasamediumofExaminationof 

Note:Vacanciescaused 

PromotionPublicServion GNCTD=15)GroupBNon2004forGovernmentdegreelevel. 

bytheincumbentbeing 

CommitteeforContactor *(SubjecttoGazettedNon 

servantsuptofiveort 

yondeputationorby 

confirmationnotnecesary. vulation|Mintaterial.yoursinaccordanceMaster sdegreeofarecognisedUniversityinmy 

tanginaasorstudyleave dependentonwiththeInstructionsubjectotherthaniHindiorEnglish,withHindiar 

forunderother 

0)Superintendo workload)forardentlassedbyEngtishmediumandEnglishorHindintcomputsoryt 

circumstancesforduration 

IngEngineur,1 toCarralorelectivesubjectonamediumofexamination# 

ofoneyearormoromay 

·CentralPublic Governmentagreelevert 

beAftedbydeputation 

Works Note2:Thecrucial 

beatsfromoftionsof 

Department datefordeterminingMaster sdegreeofafucognizedUnivertityinany 

CantrelGovernment 

Chakman theagelimitshallbesubjectotherthanHindiorEnglishwithHindiand 

holdingmalogout theclotingdateforEnglishacompulsoryorclectivesubjectsoreitherof 

pottaonrogutarbasisin 

(w)Executive noultofthetwoasmodturnofexaminationandtheothersal 

theparentandreor 

Engineer appricationsfromcompulsoryorelectivesubjectatdegreelevel;and 

department,or 

(CM),Control candidatesinIndia)RecognizedDiplomaorCaticateCoursein 

(withsexyonservice 

PublicWorks1 (andnottheclosingTranslationfroinHinditoEnglishandvice-varuortwo 

Inthegraderandersdotter 

Department dateproscribedforyearsexperienceoftranslationworkfromhinditol 

appointmenttheretoon 

Mermber thoseinAscomEnglishandwewereinCartiarStateGovernment 

regularbasisinthescale Meghalaya,Jomicas,includingGovernmentofIndiceundertakingo1 

forpayofpayband1(Rs. 

(1)Executive ArunachalPradesh, 

6200-20200)withgrade 

Engineer Mizoram,Manipur, 

payof2800orequivalent 

(Electrical). Nagaland,Tripun, 

intheparentandreor 

CentralPublic Sikkim,LadakhNote1:Qualificationsormalacableatthediscretionof 

department 

Wonta DivisionofmutheStatSelectionCommissiontoreasontobol 

m)potrestingthe 

Department andKashmiStato,recordedinwritinginanofcandidatenotherwinowall 

actucationalqualifications 

Member LahatidSpliquiad 

andcopertemosprescribed DlwiaodPangiNote2:Thequalificationsregardingtaparionotall 

fordirectrecruitsunder Sub-Divisionofbrannble thediscretionoftheStarSulection 

column7. ChambeDlatrictofCorruntasioninthecomacandidatesbelongingto 

(Themediumagefrom HimachalPradeshScheduledCastesorScheduledTibemysoul 

forappointmentby theAndamanandlotblaction,theStSelectionCompanionofthel 

deputationthallnotbe NicobarIolandaoropinionthatsufficientnumberofannoklusthemthona 

axcanding5yearsatan Lakhadweep).communitionpouringtherequiereaparhunoewel 

theclosingdateofreceipt Inattilkenlytobeabletofillupthecancios 

ofapplications) reservedforthem. 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ImKnowledge&theloveofMatrautationofa recognizedBoardorequivalentofoneofthelanguage otherthanHindimariconedintheElghtScheduleof theConstitution (1)DeporteorDiplomaintranslationtromHind101 Englishandviou-vertafromarecognizeduniversityof In 


10 


Selection 


Notapplicable 


Notapplicable 


Notapplicable 


V 


Bypromotion 


(2)Senior 

Hindt Translator 


applicable 


L._.._2_ 

3. 15(2013)Gener (CPWD15)Car (SubhaattoService 

variationGroupBMort dependentonGazettedNon 

worldon)|Mintatertel. 


PB-2*8300 

ASOOK GrudaPuy 

4600% 


- 


13 ByPromodonz 

GOLDECorritation JuniorWinchTranslatorinDepartmentalL wnUnion PB2ofRs.$300-348001-PromotionPublicService withGridsPtyofRs.42004CommitmedorCommestom withfiveyeanregularoralduringnotneonary. serviceinthegradoidpromotion) havingundergonotreningin1.Director hinditranslationfromtl(Admn.) recognizedInstitution.CentralPublic Noto:fWhorojuntonwhoworla havecompletedtheDepartment quaktlyingeligibehywervicaChaman arebeingconsideredfor2.Deputy promotion,theirseniontheDirectoryAdimn. 

oobeconsideredprovided),fromCeatru theyarenotshortofthePublicWorks requisitequaktyingeligiblinyDepartment servicebymorethanhalfofMarbert suchqualityingoligisty3.Artinent sorviceortwoyears,Director(OL), whicheverislostandhaveCentralPublic wCorgullycompletedtheworks probationperiodforDepartment promotiontothenexthigherMember gradealongwiththeirjunior whohavealreadycompleted suchqualityingoroutgibilty servica. Note:2Forthepurposeof computingminimum qualitylingwervicefor promotion,theservice rondoredonaregularbasis byanofficerpriorto1st Jmuary,2008thdatefrom whichtherovinedpiary structurebasedonthesixth outralpaycommission recommandationhasbeen extended,thenbedoomed tobesorviarideredinthe correspondinggradepayor 
PayScaleextendedbased ontherecommendationo thepaycommission. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


. . . 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


. 


A.IR 


[F.No.52(2)/4/2008-S&D-(EW-2)] 

AMBUJBAJPAI,UnderSecy. 


[PART II — SEC . 300) 


PrintedbytheManager,GovernmentofindiaPress,RingRoad,Mayepuri,NewDelhi-110064 

andPublishedbytheControlterofPublications,Delhi-110054. 


1:47:"HAH 


